PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 17, 2008 (JYST. 27 , 1930 SAKA) 


591 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 9 जून , 2008 


. 


क्रमांक 7300/ 2L.- क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, अचीना माईनर का निर्माण बुर्जी नं० 0 से 13100 जो कि बौन्द डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी नं0 61000- आर से निकलती 
है जो कि गांव बांस, अचीना, भागेश्वरी, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी में से गुजरती है के निर्माण हेतु भूमि तुरन्त अपेक्षित है । इसके द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 


जिसके लिए अधिसूचना 4 जारी कर दी गई है और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग अधिसूचना नं ० 2035 /2 एल०, दिनांक 
15 फरवरी, 2008 में प्रकाशित की गई है तथा हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 4 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई है । यह घोषणा की जाती 
है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त परियोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के साथ पढ़ते हुए धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अर्जन अधिकारी, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता बौन्द जल सेवाएं मण्डल, भिवानी के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल/ खसरा/किला नम्बर 


क्रम जिला 
संख्या 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी नापते हुए 12.90 एकड़ और 
रैक्टेंगल नं ० /किला नं निम्नलिखित हैं : --- 


1 . 


भिवानी 


चरखी दादरी 


बांस 


154 


1.09 


17 


18/1 , 18/2 , 19, 20 


16 


16, 17 


रास्ता नं077 


- 


2 . 


भिवानी 


चरखी दादरी 


अचीना 


153 


8.98 


21 


18 , 19 , 12 , 11/1 , 11/2 , 10 


20 


6, 7 , 4, 3/1 , 3 / 2,2 


6 


22 , 21 , 20 


7 


16, 25 , 17 , 24, 18, 23, 19/1, 22 , 21 , 20 


8 


16 , 25/1 , 17, 24, 18, 23/1 , 23/2 , 
22/1 , 22/2 , 21, 19 


9 


25/1 , 25/2, 24, 16, 17/2, 18/2 , 23, 19 , 
22, 20, 21 


10 


16, 25 , 17 , 24 , 18 , 23 , 19 , 22/1 , 20 , 
21/1 


11 


16, 25 , 17 , 24, 18, 23, 19 , 22, 20, 
21 / 2,21 / 1 


12 


16, 25/1 , 25 / 2,17/ 1 , 17 / 2,24, 18, 23 . 
19 , 22 , 21 , 20 


रास्ता नं 0 1026, 1027 , 328 , 1033, 1034 , 1035 , 

1036, 1038 


592 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 17 , 2008 (JYST. 27 , 1930 SAKA) 


[ Part I. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


भिवानी 


चरखी दादरी 


भागेश्वरी 


152 


2.83 


· 56 


20 , 21 


55 


16 , 25 , 17 , 24/2 , 24/1, 18 , 23, 19 , 22 , 
20 , 21 


54 


16 , 25 , 17 , 24 , 18 , 23 , 19 , 22 , 20 , 21 


TEST TO 556 , 557 


जो कि सामान्यत: पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पूर्व 
से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निकलती है 
जैसा कि इन्डैक्स प्लान में दर्शाया गया है । 


ga : 12.90 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


(EFFİTO) ..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारु जल सेवाएं परिमण्डलं , भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 9th June , 2008 


No. 7300 /2 - L.- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that described in the specification below 
is needed by the Government, at the public expenses, for a public purpose, namely, for the construction of 
Achina minor from RD 0 to 13100 off taking at RD 61000 -R Bond distributory in Villages Bass, Achina, 
Bhageshwari, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani for which a notification has been issued under Section 4 
and published vide Haryana Government Irrigation Department, Notification No. 2035 /2-L , dated 15th February, 
2008 , published in Haryana Government Gazette , dated 4th March , 2008. It is hereby declared that the land 
described in the specification below is required for the above purpose. 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
for the information of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Bhiwani and Executive 
Engineer, Bond Water Services Division , Bhiwani. 


Specifications 


Tehsil 


Village 


Sr. District 
No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres / 
Hectares 


Rectangle Number / KhasraNumber / 
Killa Number 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 12.90 Acres Area 
Comprising of Killa Numbers as below : 


1 . 


Bhiwani 


Charkhi Dadri Bass 


154 


1.09 


17 


18/1 , 18/2 , 19 , 20 


16 


16 , 17 


Field Path No. 77 ... 


PART I } 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 17 , 2008 (JYST . 27 , 1930 SAKA ) 


593 


2 


3 


2 . 


Bhiwani 


Charkhi Dadri Achina 


153 


8.98 


7 


21 18, 19 , 12 , 11/1 , 11/2 , 10 
20 6 , 7 , 4 , 3/1 , 3/2 , 2 
6 22, 21, 20 
7 16 , 25 , 17 , 24 , 18 , 23 , 19/1 , 22 , 21 , 20 
8 16 , 25/1, 17 , 24 , 18, 23/1, 23/2 , 

22/1 , 22/2 , 21, 19 
9 

25/1 , 25/2 , 24 , 16 , 17/2 , 18/2 , 23, 19 , 

22, 20, 21 
10 16 , 25 , 17, 24 , 18 , 23 , 19 , 22/1 , 20 , 

21/1 
11 16 , 25 , 17 , 24 , 18 , 23 , 19 , 22 , 20 , 

21/2 , 21/1 
12 16 , 25/1, 25/2 , 17/1 , 17/2 , 24 , 18 , 23, 

19 , 22, 21, 20 
Field Path No. 1026 , 1027, 328, 1033 , 1034 , 

1035 , 1036 , 1038 
56 

20 , 21 
55 16 , 25 , 17 , 24/2 , 24/1 , 18 , 23 , 19 , 22 , 

20 , 21 
54 16 , 25 , 17 , 24 , 18 , 23 , 19 , 22 , 20 , 21 
Field Path No. 556 , 557 
Generally lying in the direction of East to 
West and South to North and East to West 
and North to South as demarcated and as 
shown in the Index Plan . 


3 . 


Bhiwani 


Charkhi Dadri Bhageshwari 152 


2.83 


Total : 12.90 


By order of Governor of Haryana . 


(Sd. ) ..., 
Superintending Engineer , 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


44209 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


